निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ 1939 ( श ) 
( सं0 पटना 606 ) पटना , शुक्रवार , 14 जुलाई 2017 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

1 जून 2017 
सं0 22 / नि0सिo( औ0) -17 - 08 / 2013- 832 — श्री रामस्वरूप रजक ( आई0डी0 -4602 ) तत्कालीन सहायक 
अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल , जपला के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1441, दिनांक 03.12. 2013 द्वारा 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निम्नांकित आरोपों के 
लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई : 

(1) सहायक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, जपला के रूप में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 17.03. 
2013 को उत्तर कोयल दायाँ मुख्य नहर के वि०दू0 60.00 पर नहर का दायाँ बाँध एवं बायाँ बाँध क्रमशः लगभग 
200फीट एवं 100फीट में आपकी लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो गया जिससे औरंगाबाद जिले के किसानों के समक्ष 
सिंचाई की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई । 

( 2) दिनांक 17.03.2013 को कार्यालय एवं कार्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए । 
उक्त आरोपों के लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाए गए हैं । 

श्री रजक के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में 
आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की 
गई । समीक्षा में यह पाया गया कि श्री रामस्वरूप रजक , सहायक अभियंता आलोच्य अवधि में आकस्मिक अवकाश में थे 
जिसकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दी गयी थी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 जुलाई 2017 
अतएव सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री रजक को आरोप 
मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामस्वरूप रजक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता , उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, 
जपला को आरोप मुक्त करते हुए संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राकेश मोहन, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 606 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


